. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 श्रावण, 1937 ( श० ) 


संख्या 58 8 राँची, सोमवार 


10 अगस्त, 20 15 ( ई०) 


स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 


31 जुलाई, 2015 
सं0 . 11/ स्था0 -0 1- 10 / 2 0 14 : 192 ( 11). झारखण्ड राज्य मंत्रिपरिषद, के द्वारा लिए गये निर्णय 
के आलोक में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची अधिनियम, 2002 तथा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान 
नियमावली, 2002 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारामेडिकल संवर्ग में नियुक्ति , प्रोन्नति एवं 
सेवाशर्तों विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं . 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ : . 


( क ) संक्षिप्त नाम: . यह नियमावली राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान , राँची, पारामेडिकल कर्मियों की 

नियुक्ति , प्रोन्नति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2 0 15 कही जायेगी । 


( ख) प्रभाव की तिथिः- यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 


2 . 


परिभाषाएँ : 


इस नियमावली में जब तक कोई बात संदर्भ से अन्यथा न हो , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार 10 अगस्त, 2015 


( क ) राज्य : . राज्य से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य । 


( ख) संस्थान: - संस्थान से अभिप्राय है, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान का शासी परिषद | 
( ग) संवर्ग:- संवर्ग से अभिप्रेत है, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत पारामेडिकल कर्मियों 

के सभी पदों का मिलाकर बना संवर्ग । 


( घ) निदेशालयः. निदेशालय से अभिप्रेत है स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड । 


( ड) नियुक्ति प्राधिकारः . नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान का 

निदेशक| अधीक्षक । 


( च) नियत दिन: . नियत दिन से अभिप्रेत है वह तारीख जिस दिन से यह नियमावली प्रवृत 

होगी । 


( छ) वरीयता सूची: - वरीयता सूची से अभिप्रेत है, निदेशक द्वारा तैयार की वरीयता सूची । 
( ज) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार:. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार से अभिप्रेत है राजेन्द्र आयुर्विज्ञान 

संस्थान का शासी परिषद । 


( झ) नियमावली:. नियमावली से अभिप्रेत है राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान नियुक्ति , प्रोन्नति एवं 

सेवाशर्त नियमावली - 20 15 


( ञ) भर्ती वर्ष: . भर्ती वर्ष से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष ( पहली जनवरी से 31 दिसम्बर ) 


3 . 


संवर्ग की संरचना एवं बल : : 


राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान के अधीन पारामेडिकल कर्मियों की संरचना निम्नवत होगी ।i) 


क्रम सं० 


पदनाम 


वेतनमान 


1 


| प्रयोगशाला प्रावैधिक 


( 5200 - 20200 ) PB - IG. P - 2800 


2 


वरीय प्रयोगशाला प्रावैधिक 


| प्रधान प्रयोगशाला प्रावैधिक 


मुख्य प्रयोगशाला प्रावैधिक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 10 अगस्त , 2015 


क्रम सं० 


पदनाम 


वेतनमान 


| फार्मासिस्ट 


( 5200 - 20200 ) PB - IG. P - 2800 


2 


वरीय फार्मासिस्ट 


3 


| प्रधान फार्मासिस्ट 


4 


मुख्य फार्मासिस्ट 


क्रम सं० 


पदनाम 


वेतनमान 


| शल्य कक्ष सहायक 


( 5200 - 20200 ) PB - IG. P - 2400 


क्रम सं० 


पदनाम 


वेतनमान 


परिधापक 


( 5200 - 20200 ) PB - IG. P - 1800 


भर्ती नियुक्ति : 


सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता पारामेडिकल कॉउसिंल ऑफ 
झारखण्ड, फार्मेसी काउसिंल, झारखण्ड, द्वारा निर्धारित है । उसके आलोक में संवर्ग में नियुक्ति 
प्रक्रिया निम्न प्रकार होगीः 


पारामेडिकल कर्मियों ( यथा - प्रयोगशाला प्रावैधिक, फार्मासिस्ट, शल्य कक्ष सहायक , 
परिधापक) के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त सभी कर्मी उस पद पर नियमित नियुक्ति के 
लिये पात्र होगा, यदिः . 


(1) उसने इस नियम के अधीन नियुक्ति की तिथि को पारामेडिकल कर्मियों ( यथा - प्रयोगशाला 

प्रावैधिक , फार्मासिस्ट , शल्य कक्ष सहायक , परिधापक ) के पद पर नियुक्ति नियमावली यथा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 10 अगस्त, 20 15 
झारखण्ड राज्य प्रयोगशाला प्रावैधिक ( भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 
2 0 13 झारखण्ड राज्य फार्मासिस्ट, संवर्ग ( भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली, 
2 0 13 अथवा एतद् विषयक आदेश के अधीन नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हता के साथ- साथ 
विज्ञापन के आलोक में अर्हता प्राप्त कर ली हो । 


1. प्रयोगशाला प्रावैधिक के लिये मैट्रिक | आई० एस० सी० के साथ राज्य सरकार 
( झारखण्ड / बिहार ) के प्रशिक्षण संस्थान अथवा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी 
संस्थानों से प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक है । भारत सरकार के 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिसने मेडिकल लैब 
टेकनिशियन का न्युनतम एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो वे भी प्रयोगशाला 
प्रावैधिक के पद के लिये उम्मीदवार हो सकते हैं । ऐसे उम्मीदवार जो झारखण्ड के 
निवासी हो परन्तु संविदा पर नियुक्ति किये गये हो तो वो भी नियमित नियुक्ति के पात्र 
हो सकते हैं । किन्तु यह नई नियुक्ति मानी जाएगी एवं पूर्व की सेवा की गणना किसी 
वित्तीय लाभ अथवा प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी । नियमित नियुक्ति की 
कार्रवाई खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी । 
फार्मासिस्ट के लिये मैट्रिक | आई० एस० सी० के साथ राज्य सरकार के फार्मेसी 
संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है तथा फार्मेसी 
काउसिंल, झारखण्ड से निबंधित होना आवश्यक है । 


शल्य कक्ष सहायक के लिये मैट्रिक | आई० एस० सी० एवं परिधापक के लिये मैट्रिक 
के साथ राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण आवश्यक है । 


4 . 


आवेदक को Medically Fit / Physically Sound होना आवश्यक है, और 


( II ) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम नियुक्ति में रिम्स शासी परिषद् को उम्र क्षान्त 

करने का अधिकार होगा ( कार्यरत प्रत्येक वर्ष के लिए एक वर्ष की छूट तथा पारामेडिकल 
कर्मियों को पूर्व से कार्यरत अनुभव के आधार पर अंक देने का प्रावधान कर सकेगी) 


पारामेडिकल कर्मियों के विभन्न पदों पर खुले विज्ञापन के आधार पर सीधी भर्ती राजेन्द्र 
आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के गठित चयन समिति द्वारा आयोजित अन्तर्वीक्षा के लिए कुल 
अंको की संख्या ( मौखिक साक्षात्कार में 50 अंक , शैक्षणिक योग्यता में 30 अंक तथा 
अनुभव के लिए 20 अंक) के आधार पर की जाएगी । उसमें राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर 
लागू होगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 10 अगस्त , 2015 


5 . 


सम्पुष्टि :- सीधी नियुक्ति के उपरान्त उपयुक्त प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करने एवं दो साल की 
सेवा पूरी करने के उपरान्त नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक, रिम्स द्वारा इनकी सेवा सम्पुष्ट की 
जायेगी । 


वरीयता :- संवर्ग के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता सूची एतद् विषयक शासी परिषद्, रिम्स 
द्वारा समय- समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी । 


( i) वरीयता निदेशक के स्तर पर संधारित होगी । 


( ii) पूर्व से कार्यरत पारामेडिकल के पदों पर कार्यरत कर्मियों की वरीयता उनकी नियुक्ति की 

तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म 
तिथि या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारम्भिक अक्षर के आधार पर निर्धारित 
होगी । 


( iii) अधिसूचना के प्रवृत होने के तिथि के बाद नियमावली के नियम - 4 के तहत नियुक्ति 

संवर्ग कर्मियों की वरीयता रिम्स के चयन समिति की अनुशंसा में अंकित नामों के 
क्रमानुसार रहेगी । 


7 . 


अवकाश | चरित्र पुस्ती | सेवा पुस्त आदि के सबंध में समय समय पर इस हेतु शासी परिषद् 
द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी होगा । 


8 . 


रिक्तियों का नियतीकरण ( Fixation): . प्रत्येक वर्ष प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का 
नियतीकरण 31 दिसम्बर को आधार मानकर किया जायेगा । 


9 . 


प्रशासनिक नियंत्रण :- पारामेडिकल संवर्ग के सभी पदों पर प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक, रिम्स , 
राँची का रहेगा एवं वे ही इनके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार होंगे । । 


__ 10 . 


अनुशासनिक कार्रवाई :: पारामेडिकल संवर्ग के सदस्यों पर अनुशासनिक कार्रवाई रिम्स 
विनियम , 2 0 14 के अधीन होगी । 


1 . 


प्रकीर्ण : 


1. अन्य मामले जिनके सबंध में उपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है उस मामले 

में शासी परिषद् द्वारा दिया गया निर्देश प्रभावी होगा | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 10 अगस्त, 20 15 
2 . शासी परिषद द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग 

माना जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से | 

के0 विद्यासागर , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 8 8 -- 50 । 


